रजिस्ट्री सं . डी . एल . 33004/99 


सं . 76 ] 
No. 76 ] 


- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


901 GI / 2023 


सत्यमेव जयते 

का 


- 


सी . जी . डी . एल . अ . - 13022023-243563 


CG - DL - E - 13022023-243563 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप - खण्ड ( i ) 
PART II — Section 3— Sub - section ( i ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


नई दिल्ली , सोमवार , फरवरी 13 , 2023 / माघ 24 , 1944 

NEW DELHI , MONDAY , FEBRUARY 13 , 2023 / MAGHA 24 , 1944 


श्रम और रोजगार मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 13 फरवरी , 2023 


सा.का.नि. 93 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
19 ) की धारा 7 की उप - धारा ( 1 ) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , कर्मचारी भविष्य निधि 
योजना , 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है , अर्थात : 

1 . 

( 1 ) 

इस योजना का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि ( संशोधन ) योजना , 2023 है । 

( 2 ) 

यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी । 

2 . 

कर्मचारी भविष्य निधि योजना , 1952 के पैरा 11 , के उप - पैरा ( 1 ) में , निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया 
जाएगा , अर्थात : 


- 

“ परन्तु केन्द्रीय न्यासी बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगा तथा कार्यकारी समिति और क्षेत्रीय 
समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम - से - कम चार बार बैठक करेगी । ” 


( 1 ) 


[ फा . सं . वी- 22025 / 01 / 2022 - एसएस- II ] 

विभा भल्ला , संयुक्त सचिव 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II SEC . 3 ( 1 ) ] 


नोट : कर्मचारी भविष्य निधि योजना , 1952 भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3 , उप - खंड ( i ) में 
का.नि.आ. 1509 , तारीख 2 सितम्बर , 1952 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या सा . का . नि . 225 ( अ ) 
तारीख 27 मार्च , 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी । 


MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 13th February , 2023 

G.S.R. 93 ( E ) .— In exercise of the powers conferred by section 5 read with sub - section ( 1 ) of section 7 of 
Employees ' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , the Central Government hereby 
makes the following Scheme further to amend the Employees ' Provident Funds Scheme , 1952 , namely : 

1. ( 1 ) This Scheme may be called the Employees ' Provident Funds ( Amendment ) Scheme , 2023 . 


( 2 ) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette . 

2. In the Employees ' Provident Funds Scheme , 1952 , in paragraph 11 , in sub - paragraph ( 1 ) , the following proviso 
shall be substituted , namely : 


" Provided that the Central Board of Trustees shall meet at least twice in each financial year and the Executive 
Committee and the Regional Committee shall meet at least four times in each financial year . " 

[ F. No. V - 22025 / 01 / 2022 - SS - II ] 
VIBHA BHALLA , Jt . Secy . 

Note : The Employees Provident Funds Scheme , 1952 was published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 3 , Sub - section ( i ) , vide number S.R.O. 1509 , dated the 2nd September , 1952 and was last amended vide 
notification number G.S.R. 225 ( E ) , dated the 27th March , 2020 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


SARVESH KUMAR Digitally signed by SO , RVESH 
KUMAR SAMVASTAVA 
SRIVASTAVA 

Dale : 2023.02.13 23:14:20 +0530 


